रजिस्ट्री सं० डी० एल - 33004/ 99 


REGD NO DL- 33004 /99 


सत्यपेषजयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण .. 


" 


anup at4 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (in 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- - . . - . 


- rdiyans - - 


- 


- 


- 


- 


सं . 451 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 3, 2001 , आषाढ़ 12 , 1923 
NEW HJELHI, TUESDAY, JULY 3, 7301/ASADHA 12 , 1923 


No. 451] 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


(Department of Commerce) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 30th June, 2001 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
( वाणिज्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 30 जून, 2001 
का . आ . 637( अ ).- -- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 
अधिनियम, 1972 ( 1972 का 13 ) की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यातोन्मुख 
एककों और निर्यात संसाधन जोनों तथा विशेष आर्थिक जोमों में स्थित 
एककों द्वारा किए जाने वाले सभी समुद्री उत्पादों के निर्यातों पर उप - कर 
की दर तत्काल प्रभाव से मूल्यानुसार 0 % ( शून्य प्रतिशत ) विनिर्दिष्ट 
करती है । 

[ फा. सं . 11/5/ 2001 - ईपी ( एमपी ) ] 

एस. रामासुन्दरम, संयुक्त सचिव 


S . O . 637 ( E ). - - In exercise of the powers conferred 
by sub -section (1) of Section 14 of the Marine Products 
Exports Development Authority Act , 1972 ( 13 of 1972 ) the 
CentralGovernmenthereby specifies ( % ( zero per cent) 
ad -valorem as the rate of cess on export of all marine 
products by the Export Oriented Units and the Units in the 
Export Processing Zones and Special Economic Zones , 
with immediate effect. 

[ E. No 11/5/ 2001- EP( MP )] 
S RAMASUNDARAM, Jt Secy . 


2086 GI/2001 


